निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 32 


15 श्रावण 1936 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

6 अगस्त 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


5-6 


भाग -9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


7-7 


पूरक 


भाग -4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


--- 


2 


बिहार गजट , 6 अगस्त 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


प्रेस एवं फार्स, गया 


प्रभार रिपोर्ट 

25 जून 2014 
सं ० 81 - अधोहस्ताक्षरी मैं , मो ० मकसूद आलम, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, गया - सह - अधीक्षक प्रेस एवं फार्स , 
गया ने अधोहस्ताक्षरी श्री अरूण कुमार सिंह ( उपाधीक्षक ) को तारीख 25 जून 2014 के अपराह्न में अधीक्षक , प्रेस एवं फार्स, 
गया के रूप में भार सौंपा । 
विभाग की अधिसूचना संख्या - नि ०म ० ले ० ( वि ० प०) -14 / 2007 / वि०-5266, पटना दिनांक 20 जून 2014 द्रष्टव्य । 
( ह ०) अस्पष्ट , 

( ह ० ) अस्पष्ट , 
भारमुक्त पदाधिकारी 

भारग्राही पदाधिकारी । 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


2 


अधिसूचनाएं 

19 मई 2014 
सं0 1 स्था ० (कार्य० पदा0) -03 / 2013-1133 / न ०वि ० एवंआo विo—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा -41 
के अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर 
पंचायत / नगर परिषद के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है : 
क्र ० पदाधिकारी का नाम 

पदनाम 

पद का नाम जिस पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत 
सं ० 

किया जाना है । 
1 

3 

4 
श्रीमती मीरा कुमार शर्मा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांटी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , कांटी 
2 श्री अरूण कुमार सिंह अंचलाधिकारी, मोतीपुर 

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , मोतीपुर 
3 श्री सादुल हसन खाँ भूमि सुधार उप समाहर्ता, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद , 
फारबिसगंज 

फारबिसगंज 
4 श्री सुधांशु शेखर भूमि सुधार उप समाहर्ता, निर्मली नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, निर्मली 
5 श्री सुनील कुमार पाण्डेय भूमि सुधार उप समाहर्ता, पुपरी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत , 

जनकपुर रोड 
6 

श्री चितरंजन प्रसाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेलसंड कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बेलसंड 
7 श्री मंजीत कुमार 

भूमि सुधार उप समाहर्ता, डिहरी कार्यपालक पदाधिकारी , नगर परिषद , डिहरी 


1 


2. प्रस्ताव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक -1804 दिनांक 09.05.2014 के द्वारा चुनाव आयोग की 
सहमति संसूचित है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डा 0 अजय कुमार पाण्डेय , उप - सचिव । 


21 मई 2014 
सं ० 1 / स्था०- (न 0 का 0प 0) -01 / 2014-1182 / न० वि ० एवंआ० वि ० — श्री वीरेन्द्र कुमार, (वि 0 प्र0 से0) कार्यपालक 
पदाधिकारी, नगर परिषद , बेतिया को तात्कालिक प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक नगर कार्यपालक 
पदाधिकारी, नगर परिषद , डिहरी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डा 0 अजय कुमार पाण्डेय , उप - सचिव । 


बिहार गजट , 6 अगस्त 2014 


3 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

30 जुलाई 2014 
सं 0 क0 / स्था0-26 / 2001-441- श्री रॉबर्ट एल 0 चोंग्थू ( भा 0 प्र0 से 0) प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर को अध्यक्ष, 
किउल -बदुआ - चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , भागलपुर के पद पर दिनांक 11.07.2014 के पूर्वाहन् के प्रभाव से 
अधिसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) । 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय , 


गृह विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2014 
सं ० कारा / स्था o (अधी.) 01-05 / 08-3551- राज्य की काराओं तथा कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में 
पदस्थापित बिहार कारा सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्तभ -4 के 
पदस्थापन स्थल पर पदस्थापित किया जाता है: 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम तथा 


वर्तमान पदस्थापन 


प्रस्तावित पदस्थापन 


गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


1 


निदेशक , प्रोबेशनचर्या 


, 


श्री ओम प्रकाश गुप्ता, उत्तर 
प्रदेश 


उप महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ 
निरीक्षणालय, पटना । धारित ग्रेड ( केन्द्रीय 
काराधीक्षक ) का वेतनमान देय होगा । 


2 


श्री यू 0 के 0 शरण , छपरा 


विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर 


उप महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ 
निरीक्षणालय, पटना । धारित ग्रेड ( केन्द्रीय 
काराधीक्षक ) का वेतनमान देय होगा । 


3 


केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ 


श्री संजय कुमार चौधरी , 
पलामू ( झारखंड ) 


केन्द्रीय कारा, बक्सर (मुक्त कारागार , बक्सर 
के अतिरिक्त प्रभार में ) 


4 


मंडल कारा, बेगुसराय 


केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ 


श्री जवाहर लाल प्रभाकर, 
समस्तीपुर 


5 


श्री ललन कुमार सिन्हा , पटना 


मंडल कारा, आरा 


मंडल कारा, 


लखीसराय 


6 


श्री रविन्द्र कुमार चौधरी , बांका 


केन्द्रीय कारा, बक्सर 


अवकाश रक्षित पद के विरुद्ध कारा एवं 
सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, मुख्यालय, पटना 
में योगदान करेंगे । धारित ग्रेड ( केन्द्रीय 
काराधीक्षक ) का वेतनमान देय होगा । 


2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में बिना पारगमन काल / बिना 
प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार सौंपते हुए तुरंत विरमित होकर नव पदस्थापित स्थल पर 
योगदान करना सुनिश्चित करें । 

स्थानान्तरित - पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को माह जुलाई, 2014 का वेतन नव पदस्थापन स्थल से विकलनीय 


होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, 
अपर सचिव - सह -निदेशक (प्र ०) । 


4 


बिहार गजट , 6 अगस्त 2014 


30 जून 2014 
सं ० कारा / स्था ० ( अधी.) 01-05 / 08-3550 — राज्य की काराओं में पदस्थापित बिहार कारा सेवा / उपाधीक्षक सेवा 
संवर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित स्तभ -3 में अंकित कारा के अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार 
अगले आदेश सौंपा जाता है: 
क्र अधीक्षक / उपाधीक्षक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन । सौंपे जा रहे अतिरिक्त प्रभार वाले 

पद एवं कारा का नाम 

3 
श्री नीरज कुमार झा , अधीक्षक , शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा , अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर 
भागलपुर 
मधुबाला सिन्हा, उपाधीक्षक, उप कारा , बक्सर 

अधीक्षक, उपकारा, बक्सर 
श्री त्रिभुवन सिंह, उपाधीक्षक , शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा , भागलपुर अधीक्षक , महिला मंडल कारा, 

भागलपुर 
श्री भोला नाथ सिंह , उपाधीक्षक, मंडल कारा, बेगुसराय 

अधीक्षक , मंडल कारा, बेगुसराय 


1 


2 


1 


2 


सुश्री 


3 


4 


2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में बिना तुरंत प्रभारित पद का प्रभार 
ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, 
अपर सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 100 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 6 अगस्त 2014 


5 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


गृह विभाग 


। 


अधिसूचना 

शुद्धि - पत्र 

4 जुलाई 2014 
सं ० कारा / स्था o ( अधी.) 01-05 / 08-3643 - राज्य की काराओं में पदस्थापित बिहार कारा सेवा / उपाधीक्षक सेवा 
संवर्ग के कतिपय अधीक्षक / उपाधीक्षक को कारा के अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक अधिसूचना ज्ञापांक 3550 
दिनांक 30.06.2014 द्वारा सौंपा गया है । उक्त आदेश की कंडिका -2 को निम्नवत् पढ़ा जाए : 

" सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में तुरंत प्रभारित पद का 
प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे । उन्हें अपने वर्तमान धारित पद का अनुमान्य वेतन देय होगा तथा अतिरिक्त 
प्रभार हेतु उन्हें किसी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते / वेतन की अनुमान्यता नहीं होगी । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, 
अपर सचिव - सह -निदेशक ( प्र ० ) । 


VIGILANCE DEPARTMENT 


DECLARATION 

31st July 2014 
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010 ) 

No.Ni. Vi. / Stha (Vi.Nya .)- 06 /2014-4103 — WHEREAS , It is alleged that Sri Muketeshwar 
Ram @ Mukteshwar Prasad, the then Junior Engineer later Assistant Engineer, Public 

Work Department , Patna S/ o Chhagali Ram, Address : Sinha Sadan, Yarpur, Road No.- 1 , 
P.S. - Gardanibagh , Patna - 800001 , while holding the post of the Junior Engineer and then 
Assistant Engineer, Public Work Department, Patna , and serving in different capacities 
under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause 
( e ) of sub -section (1 ) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter 
is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig . P.S. Case No. 09/1994 dated . 
17-06-1994. 

AND WHEREAS , on scrutiny of relevant materials available on record , the State 
Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned 
criminal misconduct by said the Junior Engineer and then Assistant Engineer , Public Work 
Department, Patna , who has accumulated properties disproportionate to his known sources of 
incomeby resorting to corruptmeans. 

AND WHEREAS , it is felt necessary and expedient by the Government that the said 
offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the 
Special Court Established under sub - section ( 1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009 ; 


6 


बिहार गजट , 6 अगस्त 2014 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 
of Bihar Special Courts Act, 2009 , the State Government do hereby declare that the said 
offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009 . 

By order of the Governor of Bihar , 
Sd/ -Illegible , Principal Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित 

एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 6 अगस्त 2014 


7 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 
सं० 1300 - मैं , शेखर सुमन वल्द श्री इन्द्र कुमार लाल दास, पता - ग्राम – भागीरथपुर, पोस्ट - विरशायर, थाना - पंडौल , 
जिला -मधुबनी, बिहार , शपथ पत्र सं०-692 तिथि 12.06.2014 के अनुसार घोषित करता हूँ कि अब से सभी भविष्य उद्देश्यों के 
लिए मैं शेखर लाल दास के नाम से जाना जाऊंगा । 

शेखर 

सुमन । 
No. 1300 - I, Shekhar Suman, S /o- Indra Kumar Lal Das, R/ o vill - Bhagirathpur, 
Po - Birsyar, P.S.-Pandaul, Dist.-Masdhubani, Bihar , declare vide affidavit No.-692 , dated 12-06 
2014 that now onwards I shall be known as Shekhar Lal Das for all future Purposes. 

SHEKHAR SUMAN . 


No. 1299 — I, Navin Kumar S / O Sri Nand Keshwar Prasad R/ O Vill- Naran, PO 
Pachpokhari , Dist- Rohtas declare vide Afdvt. No. 1691 dtated 12.06.14 that Navin Kumar & 
Naveen Kumar both name is the same & single person . In future I shall be known as Naveen 
Kumar. 


NAVIN KUMAR . 


No. 1099 - I , Rashmi Bala Shaw, W / o - Alok Kumar, Vill + PO + PS Goreakothi , Dist. 
Siwan , vide Affidavit No. 04 , dated 21-12-2013 shall be know as Rashmi Bala Baranwal after 
marriage in future for all purposes . 

RASHMIBALA SHAW . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 30 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


